Haryana Gouernment Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 71-2024/Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, MAY 11, 2024 (VAISAKHA 21, 1946 SAKA) 


हरियाणा सरकार 
कार्मिक विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 11 मई, 2024 
संख्या 50/15 / 2024-5एस(1)- भू-संपदा (विनियमन और विकास ) अधिनियम. 2016 (2016 का केंद्रीय अधिनियम 
16) की धारा 83 के साथ पठित हरियाणा भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम 17) की धारा 10 तथा 27 
के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना 
विभाग, अधिसूचना संख्या 4/92 / 2017-1 clo सी0 पी0, दिनांक 18 फरवरी, 2020 द्वारा यथा अधिसूचित हरियाणा भू-संपदा 
विनियामक प्राधिकरण, गुरूग्राम तथा पंचकूला द्वारा जारी किए गए वसूली प्रमाण-पत्रों का निष्पादन करने में समर्थ बनाने के 
लिए भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का केंद्रीय अधिनियम 16) की धारा 71 की उप-धारा (1) के 
अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी में अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर हरियाणा भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का 
पंजाब अधिनियम 17) में उपबंधित वसूली वारंटों / प्रमाण-पत्रों के निष्पादन के लिए कलक्टर की शक्तियां निहित करते है। 
आगे, हरियाणा भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (गुरूग्राम तथा पंचकूला) द्वारा जारी किए गए वसूली प्रमाण पत्रों की 
प्राप्ति के अनुसरण में संस्थित तथा हरियाणा राज्य जिला कलक्टरों के पास लम्बित सभी वसूलियां इस अधिसूचना के राजपत्र 
में प्रकाशन की तिथि से संबंधित प्राधिकरण के xara अधिकारी को अंतरित हो जाएंगी | 


चंडीगढ : टी.वी.एस.एन. प्रसाद, 
दिनांक 11 मई, 2024. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार | 


(1353) 


1354 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 11, 2024 (VYSK. 21, 1946 SAKA) 


HARYANA GOVERNMENT 
PERSONNEL DEPARTMENT 
Notification 
The 11th May, 2024 


No. 50/15/2024-5S(1)- In exercise of powers conferred by sections 10 and 27 of the Haryana Land Revenue 
Act, 1887 (Punjab Act No. 17 of 1887) read with section 83 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 
2016 (Central Act 16 of 2016), the Governor of Haryana hereby vests adjudicating officer appointed under 
sub-section (1) of section 71 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (Central Act 16 of 2016) 
with the powers of the Collector for execution of recovery warrants/certificates under the Haryana Land Revenue Act, 
1887 (Punjab Act 17 of 1887) to execute the recovery certificates issued by the Haryana Real Estate Regulatory 
Authority at Gurugram and Panchkula within their respective jurisdiction as notified by the Haryana Government, 
Town and Country Planning Department, notification No. 1/92/2017-1TCP, dated the 18th February, 2020. 


Further, all pending recoveries with the District Collectors in the State of Haryana initiated pursuant to the 
receipt of recovery certificates issued by the Haryana Real Estate Regulatory Authority at Gurugram and Panchkula 
shall stands transferred to the adjudicating officer of respective authority, from the date of publication of this 
notification in the official Gazette. 


Chandigarh: T.V.S.N. PRASAD, 
The 11th May, 2024. Chief Secretary to Government Haryana. 


11090—C.S.—H.G.P., Pkl. 


